रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 2940 ] 
No. 2940 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. - डब्लू.बी . - अ . - 07072022-237139 

CG - WB - E - 07072022-237139 


4558 GI / 2022 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 6 , 2022 / आषाढ़ 15 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , JULY 6 , 2022 / ASHADHA 15 , 1944 


रेल मंत्रालय , 

( मेट्रो रेलवे , कोलकाता ) 

अधिसूचना 

कोलकाता , 4 जुलाई , 2022 

का . आ . 3090 ( अ ) . – जबकि मेट्रो रेलवे ( संकर्म सन्निर्माण ) अधिनियम , 1978 ( 1978 का 33 ) की धारा 7 की 
उप धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी एवं भारत के राजपत्र , असाधारण सं . 818 , दिनांक 24 फरवरी , 2022 के भाग- II , 
धारा - 3 , उप धारा ( ii ) में प्रकाशित भारत सरकार , रेल मंत्रालय की 12 जनवरी , 2022 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 
847 ( अ ) के द्वारा केंद्रीय सरकार ने लोक हित में जोका - बीबीडी बाग मेट्रो कॉरिडोर के मोमिनपुर ( ईएक्स . ) से एस्प्लानेड 
खंड तक के विस्तार पर अवस्थित भूमिगत मेट्रो रेल के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट अनुसूची 
के अनुरूप भूमि , भवनों , गलियों , सड़कों , रास्तों या नालों या उनके उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार के अर्जन के आशय 
की सूचना दी । 


और जबकि केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी के प्रतिवेदन से संतुष्ट है कि उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में 
विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुरूप भूमि , भवनों , गलियों , सड़कों , रास्तों या नालों या उनके उपयोग के अधिकार या 
सुखाधिकार का अर्जन उपरोक्त उद्देश्य के लिए अपेक्षित हैं । 

, 


अतएव , अब केंद्रीय सरकार मेट्रो रेल ( संकर्म सन्निर्माण ) अधिनियम , 1978 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) में 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुरूप भूमि , भवनों , 
गलियों , सड़कों , रास्तों या नालों या उनके उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार का अधिग्रहण करती है । 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र , जिनका अधिग्रहण किया गया है , की योजना निरीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी के 
कार्यालय , 39/1 , रास बिहारी एवेन्यू ( प्रथम तल ) , कोलकाता- 700026 में उपलब्ध है । 


मोमिनपुर ( ईएक्स . ) से खिदिरपुर तक मेट्रो कॉरिडोर के सीमा के अंतर्गतस्थित भूमिगतमेट्रो रेलवे के निर्माण के संबंध में 
अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की अनुसूची । 

आरेख सं . 


क्र.सं. 


( 1 ) 


2 


3 


( 2 ) 


4 


आरवीएनएल / कोल / मेट्रो / 
एमएमएन 

कोलकाता वार्ड : 74 

1 ईएसपी / एलए / सर्वेक्षण म्युनिसिपल थानाः 

कॉरपोरेशन वाटगंज 

मानचित्र / 2022 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


स्थानीय वार्ड सं . 
एवं 

सरकार का 
क्षेत्राधिकार थाना 


आरवीएनएल / कोल / मेट्रो / 
एमएमएन 
ईएसपी / एलए / सर्वेक्षण 
मानचित्र / 2022 


( 3 ) ( 4 ) 


आरवीएनएल / कोल / मेट्रो / 
एमएमएन 
ईएसपी / एलए / सर्वेक्षण 
मानचित्र / 2022 


परिसर 

का नाम 


( 5 ) 


कोलकाता वार्ड : 74 
म्युनिसिपल थानाः 
कॉरपोरेशन वाटगंज एसोसिएशन 

कलकत्ता 
डायसिसन 


कोलकाता वार्ड : 74 

आरवीएनएल / कोल / मेट्रो 
एमएमएन 
ईएसपी / एलए / सर्वेक्षण म्युनिसिपल थानाः 

कॉरपोरेशन अलीपुर 

मानचित्र / 2022 


संतथॉमस 
स्कूल 


मैरीकूपर 

कोलकाता वार्ड : 74 हाउस उर्फ 

म्युनिसिपल थाना : मेरी कूपर 

कॉरपोरेशन वाटगंज 

होम 


सिटी 
प्रोपर्टीज 


( प्रा ) 

लिमिटेड 


5 आरवीएनएल / कोल / मेट्रो / कोलकाता वार्ड : 74 
कलकत्ता 


परिसर 

सं . 


( 6 ) 


4. डी . 

एच . रोड 

( पार्ट ) 


5₁ 

डी . एच . 

रोड 

( पार्ट ) 


1 , नेशनल 

लाइब्रेरी 

एवेन्यू 

( पार्ट ) 


अधिग्रहण 

किया जाने 

वाला क्षेत्र 
वर्गमीटर में 

( 7 ) 


712 , 


80.608 


79.546 


अधिकृत की 
जानेवाली परिसर 

की प्रस्तावित खंड 
की चौहद्दी 
( 8 ) 


532.634 


उत्तर : 

4 , डी . एच . रोड का 

शेष भाग 
दक्षिण : 


4/2 , डी . एच . रोड 

पूर्व . 4 , डी . एच . 
रोडका शेप खंड 
पश्चिम : डी.एच. 
रोड ( मेन रोड ) 


उत्तर : 

5. डी . एच रोड का 

शेष खंड 

दक्षिण : 


4 , डी . एच . रोड 

पूर्वः 

4 , डी . एच . रोड 


4/2 , डी . 
एच रोड 233.767 पूर्व : 

( पार्ट ) 


पश्चिमःडी.एच.रोड 

( मेन रोड ) 

उत्तर : 

4 , डी . एच . रोड 

दक्षिण : 


7 , डी . एच . रोड 


4/2 , डी.एच .रोड 
का शेष खंड 
पश्चिम : डी.एच . 


रोड 

( मेन रोड ) 


उत्तर : 

नेशनल लाइब्रेरी 

एवेन्यू 

दक्षिण : 


7/1 , डी . एच . रोड 

पूर्वः 
7/1 , डी.एच. रोड 
पश्चिम : डी . एच . 
रोड ( मेन रोड ) 


40.825 उत्तर : 


एसेसी | परिसरकी अधिग्रहणकी 
प्रकृति प्रकृति 

सं . 


( 9 ) 


11 

074 

11 

0002-2 


11 

074 

11 

0004-6 


11 

074 

11 
0003-4 


11 

074 

18 

0001-9 


11 


( 10 ) ( 11 ) 


प्राइवेट 

( स्कूल ) 


प्राइवेट 

( ट्रस्ट ) 


प्राइवेट 

( ओल्ड 

एज होम ) 


प्राइवेट 


प्राइवेट 


स्थायी 


स्थायी 


स्थायी 


स्थायी 


स्थायी 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


एमएमएन- म्युनिसिपल थानाः 
ईएसपी / एलए / सर्वेक्षण कॉरपोरेशन अलीपुर 
मानचित्र / 2022 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1 ) 


1 


मेडिकल 
रिसर्च 

इंस्टीच्यूट ( पार्ट ) 


डी . एच . 
रोड 


कुल क्षेत्रफल = 


( 2 ) 


( 3 ) 


Kolkata , the 4th July , 2022 

S.O. 3090 ( E ) .— Whereas by notification of the Government of India , in the Ministry of Railways number 
S.O. 847 ( E ) . dated the 12th January ' 2022 issued under sub - section ( 1 ) of section 7 of the Metro 
Railway ( Construction of works ) Act , 1978 ( 33 of 1978 ) , published in part - II , Section 3 , sub - section ( ii ) of the Gazette 
of India , Extraordinary vide no . 818 dated 24th February ' 2022 , the Central Government gave notice of its intention 
to acquire lands , buildings , streets , roads , passages or nallahs or the right of users or easement therein , specified in the 
Schedule appended to the said notification , for a public purpose for construction of underground Metro Railway 
located within the span of Metro Corridor from Mominpur ( Ex . ) to Esplanade Section of Joka- BBD Bag Metro 
Corridor . 


( 4 ) 


AND whereas , the Central Government on the report of the Competent Authority is satisfied that the lands , 
buildings , streets , roads , passages or nallahs or the right of users or easement therein , specified in the Schedule 
appended to the said notification , are required for the above said purpose . 


SI . Drawing Jurisdiction Ward Name of Premises Area to 
No. No. of Local No. & the No. be 
Government P.S. Premises 

acquired 
in Sq.m 


MINISTRY OF RAILWAYS , 

( Metro Railway , Kolkata ) 

NOTIFICATION 


NOW , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Metro 
Railway ( Construction of Works ) Act , 1978 , the Central Government do hereby acquires the lands , buildings , streets , 
roads , passages or nallahs or the right of users or easement therein , as specified in the Schedule appended to the said 
notification . 


The plan of the area specified in the Schedule which are acquired , is available for inspection in the office of 
the Competent Authority at 39/1 , Rash Bihari Avenue , ( 1st Floor ) , Kolkata - 700026 . 


SCHEDULE OF LAND TO BE ACQUIRED IN CONNECTION WITH CONSTRUCTION OF 
UNDERGROUND METRO RAILWAY LOCATED WITHIN THE SPAN OF METRO CORRIDOR FROM 
MOMINPUR ( EX . ) TO KHIDDERPORE . 


7/1 , डी . एच . रोड 

दक्षिण : 

7/2 डी . एच रोड का 

शेष खंड 


( 5 ) 


yef : 

7/2 , डी . एच . रोड का 
शेष भाग 
पश्चिम : डी.एच . 
रोड 

( मेन रोड ) 


967.380 

[ फा . सं . एमआरटीएस / डब्ल्यू -90 / 49 ए / एलए / भाग- V ] 
एस . एम . जे . अहसन , मुख्य इंजीनियर / परि . एवं अनु . 


RVNL / KOL / 

METRO / Kolkata Ward : 74 | St. 
MMN - ESP / Municipal P.S : Thomas 
LA / SURVEY Corporation Watgunj School 
MAP / 2022 


074- | ( हॉस्पीटल ) 

11 

0011-3 


( 6 ) 


( 7 ) 


4 , D.H. 

Road 80.608 
( Part ) 


3 


Boundary Assesse Nature Nature of 
of No. of Acquisition 
proposed Premises 
acquired 
portion of 
Premises 

( 8 ) 
North : 

Remaining 

part of 4 , 

D.H. Road 
South : 
4 / 2 , D.H . 
Road 


( 9 ) 


11 

074 
11 
0002 
2 


( 10 ) 


Private 
( School ) 


( 11 ) 


Permanent 


4 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


RVNL / KOL / 

METRO / 

Kolkata Ward : 74 | 
P.S : 

MMN - ESP / Municipal 

LA / SURVEY Corporation Watgunj 
MAP / 2022 


RVNL / KOL / 

METRO / 


5 


Kolkata Ward : 74 
P.S : 

LA / SURVEY Corporation Watgunj 
MAP / 2022 


3 MMN - ESP / Municipal 


| RVNL / KOL / 

METRO / 

4 MMN - ESP / Municipal 


Kolkata Ward : 74 

P.S : 

LA / SURVEY Corporation | Alipore 
MAP / 2022 


RVNL / KOL / 

METRO / 

Kolkata Ward : 74 

MMN - ESP / Municipal 

P.S : 
LA / SURVEY Corporation Alipore 
MAP / 2022 


The 
Calcutta 

Diocesan 

Association 


Marry 
Cooper 

House 
alias 
Mary ( Part ) 

Cooper 

Home 


City 

Properties 
( Pvt . ) 
Limited 


5 , D.H. 

Road 

( Part ) 


Calcutta 
Medical 

Research 
Institute 


4/2 , D.H. 


79.546 


Road 233.767 


1 , 
National 


Library 532.634 

Avenue 
( Part ) 


7/2 , D.H. 
Road 40.825 

( Part ) 


East : 
Remaining 


portion of 

4 , D.H. 


Road 

West : 

D.H. Road 


( Main 

Road ) 

North : 


Remaining 

part of 5 , 

D.H. Road 

South : 

4 , D.H. 


Road 

East : 

4 , D.H. 

Road 

West : 

D.H. Road 

( Main 

Road ) 

North : 

4 , D.H. 
Road 
South : 

7 , D.H. 


Road 
East : 


Remaining 

part of 

4/2 , D.H. 

Road 

West : 

D.H. Road 


( Main 

Road ) 

North : 

National 

Library 

Avenue 

South : 


7/1 , D.H. 

Road 
East : 

7/1 , D.H. 

Road 

West : 

D.H. Road 

( Main 

Road ) 

North : 


7/1 , 

Road 

South : 


D.H. 


Remaining 

portion of 
7/2 , D.H. 

Road 

East : 

Remaining 


11 

074 

11 

0004 
6 


11 

074 

11 


0003 

4 


11 

074 

18 

0001 
9 


11 

074 

11 
0011 
3 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Private 

( Trust ) 


Permanent 


Private 

( Old Age Permanent 
Home ) 


Private Permanent 


Private 
( Hospital ) 


Permanent 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Total 
Area : 


| 967.380 


portion of 

7/2 , D.H. 

Road 


West : 

D.H. Road 


( Main 

Road ) 


[ F. No. MRTS / W - 90 / 49A / LA / Pt.V ] 

S. M. J. AHSAN , Chief Engineer / O & M 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 


5 


Digitally agned by SARVESH KUMAK 
SKIVASTAVA 

Date : 2022.07.07 1818 14 405 30 


